HOM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 627 राँची, सोमवार , 


5 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
1 अगस्त, 2019 





संख्या-01/ जुपमी -01/ 2017/न ० वि ० आ०-3251-- झारखण्ड अर्बन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट इन्सट्च्युट 
( जुपमी) को कार्यरत करने हेतु निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण के नेतृत्व में निम्नवत समिति गठित 
की जाती है : 
निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण 

अध्यक्ष 
IndianInstitute of Management, Ranchi के प्रतिनिधि 

Birla Institute of Technology , Mesra, Ranchi के प्रतिनिधि 
iv राँची विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि 
महाप्रबंधक ( तकनीकी ), आर ० एस ० सी ० सी ०एल० 

सदस्य 


ii 


सदस्य 


iii 


सदस्य 


सदस्य 


V 


2 . 


प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्दन कुमार, 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 627 -- 50 


